निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 928 ) 


2 पौष 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार, 23 दिसम्बर 2013 


सं० 4 / उत्पाद / छोआ - 16 / 2011 - 7805 
निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


संकल्प 

20 दिसम्बर 2013 
विषय: - इथनॉल निर्माण हेतु छोआ के वितरण / आवंटन संबंधी नीति । 
भारत सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले क्रूड आयल के आयात में कमी लाने , 
विदेशी मुद्रा की बचत कर वित्तीय घाटा कम करने एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथनॉल 
जैविक इंधन के रूप में सम्मिश्रण करने का निर्णय लिया गया । वायोफ्यूल्स नीति 2008 में भी वाहन में प्रत्युक्त होने 
वाले इंधन में इथनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई है । वाहन में प्रयुक्त होने वाले इंधन में इथनॉल के 
5 प्रतिशत सम्मिश्रण के राष्ट्रीय नीति के आलोक में राज्य में कार्यरत आसवनियों को इथनॉल बनाने की अनुज्ञप्ति 
प्रदान की गई तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को इथनॉल उत्पादन हेतु सुगौली एवं लौरिया में चीनी 
मिल - सह - आसवनगृह स्थापना की अनुमति, भूमि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई । 

चीनी मिलों से उत्सर्जित छोआ का उपयोग राज्य में मूलतः संशोधित सुषव के उत्पादन में होता है तथा 
उत्पादित संशोधित सुषव, देशी एवं विदेशी शराब के निर्माण में प्रयुक्त होता है । राज्य में छोआ की कमी के कारण 
शराब निर्माण हेतु आवश्यक संशोधित सुषव का उत्पादन नहीं हो पा रहा है । छोआ वर्ष में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित 
छोआ की एक निश्चित मात्रा का इथनॉल उत्पादन हेतु सुरक्षित कर आवंटन करने के संबंध में गठित उच्च स्तरीय 
समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये है : 

1. राज्य में प्रत्येक वर्ष छोआ के कुल उत्पादित मात्रा का आकलन कर 5 प्रतिशत छोआ, इथनॉल उत्पादन 
हेतु निश्चित रूप से सुरक्षित रखा जायेगा तथा तदनुलोक में आसवनगृहों को छोआ की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी । 

2. राज्य में छोआ का उत्पादन शराब निर्माण हेतु संशोधित सुषव के उत्पादन की आवश्यकता से अधिक होने 
की स्थिति में निम्नांकित समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त कुल उत्पादित छोआ 
का 5 - 10 प्रतिशत तक इथनॉल निर्माण हेतु आवंटन प्रदान किया जाएगा । 
(i). प्रधान सचिव / सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

अध्यक्ष 
( ii). उद्योग विभाग के प्रतिनिधि 

सदस्य 
( iii ).वित्त विभाग के प्रतिनिधि 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 23 दिसम्बर 2013 
___ 3. इथनॉल निर्माण हेतु निर्धारित 5 प्रतिशत छोआ की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में शिथिल नहीं की 
जायेगी । 

4. इथनॉल निर्माण हेतु छोआ के वितरण / आवंटन की नीति बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, 1955 के 
नियम – फ (1) से अच्छादित होगा । 

5. इस पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है । 

यह संकल्प गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 928 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


